रजिस्ट्री सं० डी एल - 33004 /99 


REGD. NO . D. L.-33004/99 


सत्यमेव जयते 


भारतको राजपत्र 
The Gazette of India 


असाधारण 
EXTRAORDINARY 
भाग II - खण्ड 3 - उप - खण्ड (ii ) 
PART II - Section 3 - Sub -section ( ii ) 

प्राधिकार से प्रकाशित 
PUBLISHED BY AUTHORITY 

नई दिल्ली , मंगलवार, मई 16 , 2000/ वैशाख 26, 1922 
NEW DELHI, TUESDAY,MAY 16 , 2000 /VAISAKHA 26 , 1922 


सं . 333 ] 
No. 333] 


.. 


कृषि मंत्रालय 


( कृषि और सहकारिता विभाग ) 


अधिसूचना 


नई दिल्ली, 16 मई, 2000 


• का . आ . 467 ( अ ). - केन्द्रीय सरकार, नाशक कीट और नाशक जीव अधिनियम, 1914 ( 1914 का 2 ) की धारा 3 की उपधारा ( 1 ) 
द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, पादप , फल और बीज ( भारत में आयात का विनियमन ) आदेश, 1989 का और संशोधन करने के लिए 
निम्नलिखित आदेश करती है, अर्थात् : 


1. ( 1 ) इस आदेश का संक्षिप्त नाम पादप , फल और बीज ( भारत में आयात का विनियमन) ( संशोधन ) आदेश, 2000 है । 


( 2 ) यह राजपत्र में प्रकाशन की तारीख को प्रवृत्त होगा । 


2. पादप, फल और बीज ( भारत में आयात का विनियमन ) आदेश, 1989 में , 


( i ) पैरा 3 के उप - पैरा ( 2 ) में विद्यमान खंड ( ii ) के स्थान पर निम्नलिखित खंड रखा जाएगा, अर्थात : 


" (ii ) उपभोग या प्रसंस्करण के लिए बीजों, फलों, पादपों और पादप उत्पादों के आयात के लिए प्रत्येक आवेदन के साथ 
150 रु. ( एक सौ पचास रुपए ) और बोने या पौध लगाने के लिए बीजों, पादपों और पादप सामग्री के आयात के लिए प्रत्येक 
आवेदन के साथ 300 रु. ( तीन सौ रुपए ) की रजिस्ट्रीकरण फीस संबंधित वेतन और लेखा अधिकारी के पक्ष में एक बैंक मांग 
देय ड्राफ्ट के रूप में लगी होगी । " ; 


( ii ) अनुसूची 3 और उससे संबंधित प्रविष्टियों के स्थान पर निम्न - अनुसूची और प्रविष्टियां रखी जाएंगी, अर्थात् : -- 


1386 GI/ 2000 


THE GAZETTE OF INDIA : EXTRAORDINARY 


[ PART II - SEC. 3( i) ]] 


- 


- 


- 


- - - 2 


- 


- 


- 


फीस 


( 3 ) 


( 4 ) 


" अनुसूची 3 

[ खंड 3 ( 12 ) और 12 देखें ] 
पादप करतीन निरीक्षण फीस और उपचार प्रभार 

क . निरीक्षण फीस 
क्रम सं. आयात के ब्यौरे 

संख्या/ वजन 

मात्रा 
(1 ) ( 2) 
1. ऐसे पादप/ पादप सामग्री जिनमें कटिंग , ( i ) 10 संख्या तक 

बाल वृक्ष, कलिका आदि सम्मिलित हैं , (ii ) 10 संख्या से ऊपर 

जिनके लिए प्रवेशोत्तर करंतनी अपेक्षित है । 
2. ऐसे पादप / पादप सामग्री जिनमें शल्क्कंद, ( i) 100 संख्या तक 

कंद, धान्य, प्रकंद आदि सम्मिलित हैं , ( ii ) 100 संख्या से ऊपर 

जिनके लिए प्रवेशोत्तर करतीन अपेक्षित नहीं है । 
3. बोने के लिए बीज 

( i ) 1 कि . ग्रा . तक 
( ii ) 1 कि . ग्रा . से अधिक 


250 रु. 
250 रु. जमा 1. 60 रु . 
प्रति पादप की दर से 
100 रु. 
100 रु. जमा 0. 40 रु . 
प्रति पादप की दर से 
100 रु. 
100 रु. जमा 50 रु. 
प्रति अतिरिक्त कि . ग्रा . 
या उस का भाग 
50 रु . 
50 रु. जमा 5 रु. प्रति 
अतिरिक्त कि . ग्रा . या 
उसका भाग 
550 रु. जमा 2 रु. प्रति 
अतिरिक्त कि . ग्रा . 
2550 रु. जमा 0.60 रु. 
प्रति अतिरिक्त कि . ग्रा . 


उपभोग के लिए पादप 
सामग्री, बीज और फल 


( i ) 2 कि . ग्रा. तक 
( ii) 2 कि . ग्रा . से अधिक और 

100 कि . ग्रा . तक 


( iii ) 100 कि . ग्रा . से अधिक और 

100 कि . ग्रा. तक 
( iv ) 100 कि . ग्रा. से अधिक 


मात्रा/ वजन 


फीस 


( 3 ) 


( 4 ) 


ख . धूमन/ पीडकहरण/विसंक्रमण/ पर्यवेक्षण प्रभार 
क्रम आयात के ब्यौरे 
संख्यांक 
( 1 ) ( 2 ) 

पादप / पादप उत्पाद/ पादप 
सामग्री/ सूखे मेवे/ ताजे फल/ वनस्पतियां 

बीज/ मृदा/मिट्टी/ मृतिका 
अ. मात्रा के आधार पर 


( i ) 5 घन मी . तक 
( ii ) 5 घन मी . से अधिक 


600 रु. 
600 रु. जमा 300 रू 
प्रति अतिरिक्त 5 घन 
मी . या उसका भाग 
2400 रु. 


आ . 


आधान के आधार पर 


( i ) 20 आधान 

( 33 घन मी . ) 
( ii ) 40 आधान 

( 66 घन मी . ) 


4500 रु . 


500 रु. प्रति दिन 
प्रति परेषण " 


पर्यवेक्षण प्रभार 
( आयातकर्ता, पादप संरक्षण सलाहकार 
या उसके द्वारा इस निम्मित प्राधिकृत किसी 
अधिकारी के अधीन परेषण के घूमन , 
पीडकहरण का प्रबंध अपने खर्च पर करेगा ) । 


- 


- 


- 


- - 


- 


- 


- 


- 


- 


- 


[ फा. सं . 8 - 1/ 2000 - पी. पी .- 17 

पी . डी . सुधाकर , संयुक्त सचिव 


[ TT II - TVG 3 ( ii ) ] 


भारत का राजपत्र : असाधारण 


fequit . - YET 376 477 4739 17647 À Fell 1. 377 . 867 ( 37 ) farin 27 34 PT, 1989 GKT Wohlfyra fase 74117811 T. 371. 

263( 37) Farid 27 - 3 - 1990, f .371. 56 ( 37 ) feria 20 - 1- 1992, 91.371. 523 ( 37 ) fais 16 -7 – 1993 , .371. 768 
( 37) Gig 11 - 10 - 1993 3ite 01.371. 839 ( 37 ) frict 9 - 10 - 1995 GTU Filifera f . 71 


MINISTRY OF AGRICULTURE 


(Department of Agriculture and Cooperation ) 


NOTIFICATION 


New Delhi, the 16th May, 2000 


S. O . 467( E ).- In exercise of the powers conferred by sub - section (1) of section 3 of the Destructive Insects and 
Pests Act , 1914 (2 of 1914 ), the Central Government hereby makes the following Order further to amend the Plants, 
Fruits and Seeds (Regulation of Import into India ) Order, 1989 , namely : 


1 . ( 1 ) This Order may be called the Plants, Fruits and Seeds (Regulation of Import into India ) (Amendment) 

Order, 2000 . 

(2) It shall come into force on the date of its publication in the Official Gazette . 
2. In the Plants , Fruits and Seeds (Regulation of Import into India ) Order, 1989, 
( i) 

in paragraph 3 , in sub-paragraph (2), for the existing clause (ii), the following clause shall be 
substituted , namely : 


" ( ii ) Each application shall be accompanied by a registration fee of Rs. 150 ( rupees one hundred 
fifty ) for the import of seeds, fruits , plants and plant products for consumption or processing and 
Rs. 300 ( rupees three hundred ) for the import of seeds, plants and planting material for sowing or 
planting, in the form of a bank demand draft in favour of the Pay and Accounts Officer concerned," ; 
for SCHEDULE - II and the entries relating thereto, the following SCHEDULE - III and entries shall 
be substituted , namely : 


( ii) 


“ SCHEDULE _ III 


[ See clause 3 ( 12 ) and 12 ] 


PLANT QUARANTINE INSPECTION FEE AND TREATMENT CHARGES 


A . INSPECTION FEES 


Serial 
Number 


Particulars of Import 


Fees 


Numbers/weight 
Volume 


2 


1. 


(i) Upto 10 numbers 
(ü ) Above 10 numbers 


2 


Plants/planting materials including, cutting , 
saplings, budwood , etc. requiring Post Entry 
Cuarantine 
Plants/planting material including bulbs, 
tuber, corns, rhizomes, etc . not requiring 
Post Entry Quarantine 
Seeds for sowing 


(i) Upto 100 numbers 
( ii ) Above 100 unmbers 


3. 


(i) Upto 1kg. - 
( ii ) Above 1kg. 


Rs. 250 / 
Rs. 250 /- plus 
@ Rs. 1 .60 per plant. 
Rs. 100 / 
Rs. 100 /- plus 
@ Rs. 0 .40 per plant. 
Rs. 100 / 
Rs. 100 /- plus 
Rs. 50 /- per addtional kg. or 
part thereof. 
Rs. 50/ 
Rs. 50 /- plus. 
Rs. 5/- per additionalkg or 
part thereof. 


4 . 


Plant material, seeds and fruits for 
consumption 


(i) Upto 2 kg. 
( ii) Above 2 kg. 

upto 100 kg 


THE GAZETTE OF INDIA : EXTRAORDINARY 


[PART II - SEC. 3 (ii)] 


( iii) Above 100 kg . 

upto 1000 kg . 
( iv ) Above 1000 kg. 


Rs. 550 /- plus 
Rs. 2 /- per additional kg. 
Rs. 2550 / - plus 
Rs. 0 ,60 per additional kg. 


B . FUMIGATION /DISINFECTION /DISINFESTATION /SUPERVISION CHARGES 


Particulars of Import 


Volume/weight 


Fees 


Serial 
Number 


ER 


1. 


Plants/planting products/Planting 
materials/Dry fruits/Fresh fruits / 
Vegetables /Seeds/ soil/ earth /clay 
A . On volume basis : 


(i) Upto 5 cu . m . 
( ii ) Above 5 cu . m . 


Rs. 600 / 
Rs. 600 /- plus . 
Rs. 300 per additional 
5 cu . m . or part thereof. 
Rs. 2400 / 


B . On container basis : 


(i) 20 container 

( 33 cu , m .) 
(ii) 40 container 

(66 cu . m .) 


Rs. 4500/ 


C . Supervision Charges 


Rs. 500/- per day per 
consignment". 


( The Importer shall arrange for fumigation , 
disinfestation of consignment at his cost, under 
the supervision of Plant Protection Adviser or an 
officer authorised by him in this behalf). 


[F . No. 8 - 1 /2000 - PP. I] 

P . D . SUDHAKAR, Jt. Secy. 
Note : - The Principal Order was published in the Gazette of India vide number S. O . 867 ( E ) dated the 27th October, 

1989 and subsequently amended yide S . O . 263 (E ) dated 27 - 3 - 1990 , S . O . 56 (E ) dated 20 - 1 - 1992 , S . O . 523 (E ) 
dated 16 - 7 - 1993 , S . O . 768 (E ) dated 11- 10 - 1993 and S . O . 839 ( E ) dated 9 - 10 - 1995 , 


. 


Printed by the Manager, Govt. of India Press, Ring Road , Mayapuri, New Delhi- 110064 

and Published by the Controller of Publications, Delhi-110054 . 


